निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 219 ) 


9 फाल्गुन 1935 ( श0 ) 
पटना, शुक्रवार , 28 फरवरी 2014 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

29 जनवरी 2014 
सं0 22 नि0 सिo( पू0)- 01 - 01 / 2011 / 141 - श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, जल 
संसाधन विभाग, पूर्णिया के विरूद्व उक्त पदस्थापन अवधि में बाढ़ 2010 के पूर्व तैयारियों में अभिरूचि नहीं लेने, बाढ़ 
सुरक्षात्मक कार्यों से अनभिज्ञ रहने , माननीय मुख्यमंत्री के विश्वास यात्रा के क्रम में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में बाढ़ 
संबंधी सूचनाओं के संबंध में संतोषप्रद उत्तर नहीं देने इत्यादि कतिपय आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 405 
दिनांक 5.4.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत 
निम्नांकित आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी: 

1. बाढ़ 2010 के पूर्व तैयारियों में अभिरूचि नहीं लिया जाना । 
2. बाढ़ 2010 अवधि में पूर्व कराये जा रहे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों से अनभिज्ञ रहना । 

3. माननीय मुख्यमंत्री के विश्वास यात्रा ( पूर्णिया दिनांक 29.5.10 ) के क्रम में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में 
बाढ़ से संबंधित सूचनाओं के संबंध में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाना । 

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के 
अभिमत से सहमत होते हुए आरोप सं0 - 1 एवं 2 को प्रमाणित नहीं पाया गया है । आरोप सं0 - 3 के संबंध में संचालन 
पदाधिकारी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि श्री सक्सेना स्वाभाविक रूप से अपनी भावनाओं को पूर्ण रूप से प्रकट 


बिहार गजट ( असाधारण), 28 फरवरी 2014 
नहीं कर पाते है, जिसके कारण विभागीय वस्तुस्थिति को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष समीक्षा के दौरान सही 
ठंग से नहीं रखा जा सका, जबकि उनके द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु आवश्यक अपेक्षित कार्रवाई की गयी थी । 

जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी की अनुशंसा से 
सहमत होते हुए श्री सक्सेना को भविष्य में महत्वपूर्ण बैठकों में विभाग का पक्ष सही ठंग रखने हेतु , की चेतावनी के 
साथ आरोपों को समाप्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । 

सरकार का उक्त निर्णय श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता , जल संसाधन विभाग , पूर्णिया को 
संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

__ श्याम कुमार सिंह, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 219-571+ 10-डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


